सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 783 


10 अश्विन , 1938 ( श०) 
राँची, रविवार , 

2 अक्टूबर , 2016 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 

- - - -- - -- - - 

शुद्धि पत्र 

22 सितम्बर, 2016 
संख्या-11/कच आ०- 16 - 05/ 2013 का०- 8221--विभागीय अधिसूचना सं०- 10507, दिनांक 
11 दिसम्बर , 2015, द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु 
आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के लिए " झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा ( स्नातक 
स्तर ) संचालन नियमावली, 2015 ” का गठन किया गया है । 

2. विभागीय अधिसूचना सं०-3201 , दिनांक 18 अप्रैल, 2016 द्वारा उक्त नियमावली के नियम-9 
एवं 10 में संशोधन किया गया है । 

उपर्युक्त नियमावली के अनुसूची-1 के क्रम संख्या-2 में अंकित सहायक भूतात्विक विश्लेषक को 
भूतात्विक विश्लेषक पढ़ा एवं समझा जाय । 
अन्य सभी कंडिकाए यथावत रहेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

निधि खरे , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 783 - 50 | 


